सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 106 राँची , गुरुवार , 


13 फरवरी , 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 


अधिसूचना 
29 जनवरी , 2020 


, 


, 


संख्या-13/ वरीय विविध-04/ 2019 का0- 659 झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली , 2001 के नियम-7( a) के आलोक में , निम्नांकित न्यायिक पदाधिकारियों को झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर उनकी प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/ 
( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है: 


क्रम सं ० 


पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम 


1 . 


श्री स्वयंभू, अपर न्यायायुक्त, राँची 


2 . 


श्री ओंकार नाथ चौधरी , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर 


3 . 


श्री अमरेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डाल्टनगंज 


4 . 


श्री बिमलेश कुमार सहाय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गढ़वा 


5 . 


श्री दुर्गेश चन्द्र अवस्थी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला 


6 . 


श्री अखिलेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 13 जनवरी, 2020 
श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला 


7 . 


8 . 


श्रीमती कल्पना हजारिका,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर 


9 . 


श्री एस ० के ० दूबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राजमहल 


10 . 


श्रीमती गरिमा मिश्रा,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर 


11 . 


श्री राकेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ 


12 . 


श्री संजीव झा , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर 


13 . 


श्रीमती नीरजा आश्री,जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह 


14 . 


श्री मनोज कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार 


2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 3,4,5,6,9,11 तथा 13 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों की 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 06.09.2019 है तथा शेष की झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 30.05.2019 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम कुमार राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 106 -- 50 


